निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 242) 


8 चैत्र 1938 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 28 मार्च 2016 


सं0 15 / बि0स0से0 - 02 - 01 / 2015सा0प्र0 - 451 

सामान्य प्रशासन विभाग 


सेवा में , 

महालेखाकार, 

बिहार, पटना । 
द्वारा: - वित्त विभाग 
विषयः - प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों का 

पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रशाखा पदाधिकारी के 09 एवं सहायक के 18 पदों का सृजन 
एवं उस पर होने वाले वार्षिक व्यय रु0 1,32,83,580 / - ( कुल एक करोड़ बत्तीस लाख तेरासी हजार पाँच 
सौ अस्सी रूपया मात्र) की स्वीकृति । 

दिनांक 12 जनवरी 2016 
आदेश: - स्वीकृत । 

निदेशानुसार , उपर्युक्त विषय पर कहना है कि राज्य सरकार ने प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के 
आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों का पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण के 
फलस्वरूप प्रशाखा पदाधिकारी के 09 एवं सहायक के 19 अतिरिक्त पदों का निम्नरूपेण सृजन / स्वीकृत करने का 
निर्णय लिया है : 
क्र०सं० | पदनाम 

वेतनमान 

पूर्व से पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण अन्तर / सृजित 
स्वीकृत के फलस्वरूप स्वीकृत किये जाने वाले 
पदों की पदों की संख्या 

संख्या 
3 

5 
सहायक पे - बैण्ड - 2 

185 

( + 19 ) 
9300 - 34800 / 

ग्रेड - पे - 4600 / 
प्रशाखा पे - बैण्ड - 2 

( + 9) 
पदाधिकारी 9300 - 34800 / 

ग्रेड - पे - 4800 / 


पद 


166 


41 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 मार्च 2016 
2. पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण के पश्चात् प्रमंडलवार बिहार सचिवालय सेवा के पदों की संख्या निम्नवत् होगी: 


क्र0सं0 


प्रमंडल का नाम 


पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण के 
फलस्वरूप प्रमंडलीय कार्यालयों में 
स्वीकृत पदों की संख्या 

प्रशाखा 
सहायक 

पदाधिकारी 
5 
33 


1 


पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण के पुर्व 

प्रमंडलीय कार्यालयों में 
स्वीकृत पदों की संख्या 

प्रशाखा 
सहायक 

पदाधिकारी 
3 
30 

05 
15 

06 
15 
15 

03 
06 

02 


03 


18 


07 
04 
06 


30 


26 
18 


2 
पटना प्रमंडल 
मगध प्रमंडल 
| तिरहुत प्रमंडल 
| सारण प्रमंडल 

दरभंगा प्रमंडल 
| मुंगेर प्रमंडल 
| भागलपुर प्रमंडल 
| कोशी प्रमंडल 
पुर्णियाँ प्रमंडल 


04 


18 


04 


18 


04 
04 


34 


05 


18 


15 


03 


04 


8 
9 


18 
18 


06 


02 


04 


कुल 


166 


32 


185 


41 


3. उक्त पदों के पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप सहायक के 19 पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय 
रु0 88, 47 ,120 / - एवं प्रशाखा पदाधिकारी के 09 पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 44 ,36,460/ - यानि कुल 
रु0 1, 32,83,580 / - ( कुल एक करोड़ बत्तीस लाख तेरासी हजार पाँच सौ अस्सी रूपया मात्र) संभावित है । (व्यय 
विवरणी संलग्न ) 

4. प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में बिहार सचिवालय सेवा के उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय बजट 
शीर्ष " 2053 -जिला प्रशासन - 00 - 101 - आयुक्त - 0001 - मुख्य कार्यालय " के वेतनादि मद में उपबंधित राशि से विकलनीय 
होगा । 

5. संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी की जायेगी । 
6. उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 05.01.2016 की बैठक के मद संख्या - 13 में स्वीकृत है । । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 242- 571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


